. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 पौष , 1940 ( श० ) 


संख्या- 1167 राँची , बुधवार , 


26 दिसम्बर , 2018 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
24 दिसम्बर , 2018 


संख्या-5/ आरोप -1- 110/2018-2927 ( HRMS)-- श्री सत्यम कुमार , झा०प्र०से० (पंचम बैच ), 
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , लेस्लीगंज पलामू के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड, राँची के 
पत्रांक -3584, दिनांक 20 अगस्त, 2018 के माध्यम से उपायुक्त , पलामू के पत्रांक 1202 /वि०, दिनांक 
08 अगस्त , 2018 द्वारा प्रपत्र- क में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री कुमार के 
विरूद्ध मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही बरतने/ उच्चाधिकारियों के आदेश का उल्लंघन 
करने, माननीय संसद , चतरा लोक सभा क्षेत्र , माननीय विधायक , पांकी, प्रखण्ड प्रमुख , मुखिया आदि के 
साथ विवाद दुर्यव्यवहार , केन्द्र/ राज्य सरकार के अति महत्वपूर्ण योजनाओं में अभिरूचि नहीं लेने संबंधी 
आरोप प्रतिवेदित किये गये है तथा इन्हें निलंबित करने तथा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही 
संचालित करने की अनुशंसा की गई है । 


2. पुनः ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड, राँची के पत्रांक -4666, दिनांक 06 नवम्बर , 2018 द्वारा 
श्री कुमार के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजधनवार, गिरिडीह के पद कार्यवधि में माननीय सांसद 
डॉ रविन्द्र राय के सांसद प्रतिनिधि एवं महिला कर्मी के साथ दिनांक 23 अक्टूबर , 2018 को 
दर्यव्यवहार करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित करते हुए इन्हें निलंबित करने की अनुशंसा की गई है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 26 दिसम्बर 2018 


2. उक्त आरोपों की गंभीरता को देखते हुए श्री कुमार को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण 
एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम -9(1 ) ( क ) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । 


3. निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर 
प्रमंडल , हजारीबाग रहेगा जहाँ वे प्रतिदिन बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के अन्तर्गत उपस्थिति दर्ज 
करेंगे तथा उपस्थिति के आधार पर ही इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली, 2016 के नियम -10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देया होगा । 


Decision of the Competent Authority 


Effective Date 


No . 


Si. Employee Name 

( G. P.F. No. ) 


3 


SATYAM 
KUMAR 


श्री सत्यम् कुमार, झा०प्र०से० (पंचम बैच) को झारखण्ड 
सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) - 24/12/ 2018 
नियमावली, 2016 के नियम -9(1)(क) के तहत् तत्काल 
| प्रभाव से निलंबित किया जाता है । 


110017710579 ) 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अशोक कुमार खेतान , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 
जीपीएफ संख्या:BHR/ BAS/2972 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1167 -- 50 


